रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO. D . L.- 33004 / 99 


. 


सयपवजयते 


भारत की राजपत्र 
5 The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( iii ) 
PART II. - Section 3 - Sub -section (iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 61 ] 
No. 61 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1 , 1999 / भाद्र 10, 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 1 , 1999 / BHADRA 10 , 1921 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 अगस्त , 1999 


आ . अ. 68 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग 
एतदद्वारा हरियाणा राज्य की विधान सभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित अपनी अधिसूचना सं . 434/ हरि . - वि . स./94, तारीख 
7 मार्च, 1994 में निम्नलिखित संशोधन और करता है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में : -- 
3. मद सं . 46 - उचाना कलां के सामने, विधमान प्रविष्टि के स्थान पर "जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द " प्रविष्टि और 
4. मद सं. 49 - जुलाना के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, " अपर उपायुक्त, जीन्द " प्रविष्टि क्रमशः प्रतिस्थापित की जायेगी । 

[ सं. 434 / हरि. - वि . स./99 ] 

आदेश से , 
के . आर. प्रसाद, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th August , 1999 
O .N . 68 (E ). — In pursuance of provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 
1951), the Election Commission hereby makes the following further amendments in its Notification No . 434 /HN -LA /94 , 
dated 7th March , 1994, relating to the appointment of Returning Officer for Assembly Constituencies in the State of 
Haryana, namely : - - 

In the Table apponded to the said Notification : 
3. Against item No. 46 - Uchana Kalan, for the existing entry, the entry " District Revenue Officer , Jind ", and 

4. Against item No. 49-Julana , for the existing entry ,the entry " Additional Deputy Commissioner , Jind " shall 
respectively be substituted . 

[ No . 434/ HN-LA/ 99 ] 

By Order , 
K . R . PRASAD , Secy . 


2611 6 / 99 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (iii )] 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1999 


आ . अ. 69 ( अ ). -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, निर्वाचन आयोग एतदद्वारा हरियाणा राज्य में संसदीय निर्वाचन - क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से संबंधित 
7 मार्च, 1994 की अपनी अधिसूचना सं. 434/ हरि./ 94 ( 1 ) में निम्नलिखित संशोधन और करता है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में : 


1. मद सं . 4 - सोनीपत के सामने , विद्यमान प्रविष्टि, " 8. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द " के स्थान पर " 8. अपर उपायुक्त जीन्द " 
प्रविष्टि, और 


2 . म५ 


2. मद सं. १ -हिसार के सामने, विधमान प्रविष्टि , " 7 . अपर उपायुक्त, जीन्द " के स्थान पर " 7. जिला राजस्व अधिकारी जीन्द " 
प्रविष्टि क्रमशः प्रतिस्थापित की जायेगी । 


[ सं . 434/ हरि./ 99 ( 1 ) ] 

आदेश से , 
के . आर. प्रसाद, सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th August, 1999 


O . N . 69 ( E ).-- -In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the Representation of the 
People Act, 1951 ( 43 of 1951 ), the Election Commission hereby makes the following further amendments in its Notifi 
cation No. 434 /HN / 94 ( 1), dated 7th March , 1994 , relating to the appointment of AssistantReturning Officer for Parlia 
mentary Constituencies in the State of Haryana, namely : 

In the Table appended to the said Notification : 

___ T: Against item No. 4 - Sonepat, for the existing entry " 8. District Revenue Officer, Jind " the entry " 8. Addi 
tionalDeputy Commissioner, Jind" , and 

2 . Against item No . 9 -Hisar, for the existing entry " 7 . Additional Deputy Cominissioner, Jind " the entry 
* 7. District Revenue Officer, Jind ” shall respectively be substituted . 

[ No. 434/ HN/ 99 ( 1)] 

By Order, 
K R. PRASAD, Secy . 


